रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/c . 


MR 
. . 
" 


REGD. NO D L -33004/ 99 


२५ 


. 
. . 


. 
. 


सयमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3. -- Sub -section ( i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 620 ] 
No . 620] 


नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 13 , 2000 / अग्रहायण 22 , 1922 
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13 , 2000 /AGRAHAYANA 22 , 1922 


- 


- - - - - 


- 


पोत परिवहन मंत्रालय 


( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2000 
सा . का. नि 916 ( अ ). - केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 36 ) की धारा 124 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 123 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए तैयार किए गए और आंध्र प्रदेश सरकार के दिनांक 28 अगस्त, 1999 और 4 सितम्बर, 1999 के सरकारी राजपत्र में विधिवत् प्रकाशित 
विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ( खतरनाक सामग्री का परिवहन, संभलाई तथा भंडारण ) जिसके उद्धरण इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में 
लिखित हैं , का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है । . 

अनुसूची 

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास 
" विनियम का संशोधन विशाखापटटणम पोर्ट ट्रस्ट ( खतरनाक सामग्री का परिवहन, संभलाई तथा भंडारण ) विनियम , 1992 । 

सं. के / टी/ 12228/ 99 /135 -1 - महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 123 ( 1963 का 38वां ) की उप धारा ( एफ ) से ( ओ ) द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विशाखापट्टणम पोर्ट का न्यासी मंडल विशाखापटटणम पोर्ट ट्रस्ट ( खतरनाक सामग्री का परिवहन, संभलाई तथा 
भंडारण ) विनियम, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करता है बर्शतें कि केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो तथा अधिनियम, 1963 की धारा 124 
की शर्तों पर अधिसूचना को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए । 

( 1 ) इन विनियमों को विशाखापटटणम पोर्ट ट्रस्ट ( खतरनाक सामग्री का परिवहन, संभलाई तथा भंडारण ) विनियम , 1999 कहा 

जाएगा । 
( 2 ) ये विनियम मंडल के अनुमोदन की तारीख दिनांक 9- 8- 99 से लागू होंगे । 
( 3 ) उक्त विनियम के अनुलग्नक - 1 में , श्रेणी 3 के प्रभाग 3 . 1 के सामने, कॉलम 3, 4 और 5 में " 30 टन " अंक एवं शब्दों में 

" असीमित " शब्द लिखा जाए । 
( 4 ) वहीं कॉलम सं . 6 में " ईक्यू -6 तथा डब्ल्यूक्यू -5 को छोड़कर " शब्दों तथा अंकों को हटा दिया जाए । 


3387 GI2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( )] 


( 5 ) प्रभाग 3.2 में कॉलम 3, 4 और 5 में " 80 टन " अंक तथा शब्दों के बदले में " असीमित शब्द लिखा जाए । 
( 6 ) वहीं कॉलम सं . 6 में ईक्यू - 6 और डब्ल्यूक्यू - 5 को छोड़कर " शब्दों और अंकों को हटा दिया जाए । 
( 7 ) वहीं प्रभाग 3. 3 में, कॉलम सं. 6 में "टैंकर बर्थों से भिन्न " शब्दों को हटा दिया जाए । 
( 8 ) श्रेणी 2 में , कॉलम सं . 6 में प्रभाग 2. 1 से 2 . 3 तक , " कोई भी बर्थ इक्यू - 6 तथा डब्ल्यू क्यू - 5 एवं टैंकर बर्थों " शब्द एवं अंकों 

के बदले में " कोई भी बर्थ " शब्द लिखा जाए । 
( 9 ) श्रेणी 4 में , कॉलम 6 के प्रभाग 4. 1 से 4.3 तक, " कोई भी बर्थटैंकर से भिन्न " शब्दों के बदले में " कोई भी बर्थ " लिखा 

जाए । 
( 10 ) श्रेणी 5 में , कॉलम 6 के प्रभाग 5. 1 से 5. 2 तक , " टैंकर बर्थ के अलावा कोई भी बर्थ के बदले में " कोई भी बर्थ लिखा 

जाए । 
( 11 ) श्रेणी 6 में , कॉलम 6 के प्रभाग 6. 1 से 6.2 में "टैंकर बर्थ से भिन्न कोई भी बर्थ " शब्दों के बदले में " कोई भी बर्थ " शब्दों को 

जोड़ा जाए । 
( 12 ) श्रेणी 7 में , कॉलम 6 के प्रभाग 7 में " टैंकर बर्थों को छोड़ कर " के बदले में " कोई भी बर्थ " शब्दों को . जोड़ा जाए । 
( 13 ) श्रेणी 8 में, प्रभाग 8 के कॉलम 6 में "टैंकर बर्थों को छोड़ कर कोई भी बर्थ शब्दों के बदले में " कोई भी बर्थ " शब्द जोड़ा जाए । 
( 14 ) श्रेणी 9 में , प्रभाग 8 के कॉलम 6 में "टैंकर बर्थों को छोड़ कर कोई भी बर्थ " शब्दों के बदले में " कोई भी बर्थ " शब्द जोड़ा जाए । 


[ फा . सं. पी आर - 16013/2/99 - पीजी ] 

के. बी . राव, संयुक्त सचिव 
टिप्पणी : -- प्रधान विनियम केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. पी आर- 16012/ 9/ 92 - पीजी दिनांक 3 - 7 - 93 द्वारा अनुमोदित किया गया तथा जी 

एस आर सं. 492 ( ई ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र ( असाधारण ) में प्रकाशित किया गया था । 


MINISTRY OF SHIPPING 

( Ports Wing ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th December , 2000 
G . S . R . 916 (E ). -- In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 124 of the Major Port 
Trusts Act , 1963 ( 36 of 1963) , the Central Government hereby approves the Visakhapatnam Port Trust ( Transport , 
Handling and Storage of Dangerous Goods ) Amendment Regulations , 1999 made by the Board of Trustees of the Port 
of Visakhapatnam in exercise of the powers conferred under section 123 of the said Act and duly published in the 
Official Gazette of the Government of Andhra Pradesh dated the 28th August, 1999 and the 4th September, 1999 , the 
extract of which is set out in the scheduled annexed to this notification . 


SCHEDULE 

VISAKHAPATNAM PORT TRUST 
AMENDMENT TO REGULATIONS “ THE VISAKHAPATNAM PORT TRUST ( TRANSPORT, HANDLING AND 

STORAGE OF DANGEROUS GOODS) REGULATIONS” , 1992 . 
No. K/ T / 12228/ 99/ 135 - I.- --In exercise of the powers conferrred by sub -sections (1) to ( 0) of Section 123 of the 
Major Port Trusts Act , 1963 ( Act 38 of 1963 ), the Board of Trustees of the Port of .Visakhapatnam hereby makes the 
following amendments to the Regulations called - The Visakhapatnam Port Trust ( Transport, Handling and Storage of 
Dangerous Goods ) Regulations, 1992 , subject to the approval of the Central Government and publication of notification 
in the Official Gazette in terms of Section 124 of Act , 1963. 

1 These Regulations may be called “ The Visakhapatnam Port Trust ( Transport . Handling and Storage of 
Dangerous Goods) Amendment Regulations, 2000 " 

2 It shall come into force from the date of publication of the same in the Official Gazette . 

3 In the Annexure - I to the said Regulations, in class 3 , against division 3, 1, in columns 3. 4 and 5 , the figures 
and words " 30 tons" may be substituted with the word " unlimited " . 

+ In column No . 6 ibid, the words and figures “ except EQ -6 and WQ -5 " may be deleted . 


[ 477 11 - 05 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- 


- - - 


- 


5 . In division 3 . · in columns 3 , 4 and 5 , the figures and words “ 80 tons” may be substituted with the word 
" unlimited " . 

6 In column No. 6 ibid , the words and figures " exceptEQ -6 and WQ-5" may be deleted . 
7 In division 3.3 ibid , in column No . 6 , the words “ other than tanker berths” may be deleted . 

8 . In class 2 , divisions 2 . 1 to 2. 3 , in column ó , the words and figures “ any berth EQ - 6 and WR - 5 and tanker 
berths" may be substituted with the words “ any berth" 

9 . in class 4 , divisions 4 . 1 to 4 .3 in colunun 6 , the words “ any berth other than tanker berth ” may be substituted 
with the words “ any berth " . 

10 . In class 5 , divisions 5 . 1 and 5 .2 in column 6 , the words “ any berth other than tanker berth ” may be 
substituted with the words " any berth " 

11 . In class 6 . divisions 6 . 1 and 6 .2 in coluinn 6 , the words “ any berth other than tanker berth " may be 
substituted with the words “ any berth " . 

12 In class 7, divisions 7 in column 6 , the words any berth other than tanker berth ” may be substituted with 
the words “ any berth ” . 

13 . { n class 8 . division 8 in column 6 , the words “ any berth except tanker berths” may be substituted with the 
words “ any berth " . 

14 In class 9, division 8 in column 6 , the words " any benth except tanker berths may be substituted with the 
words “ any berth " . 

[F. No PR - 16013/2 /99-PG .] 

K V. RAO , Jt. Secy 
Note :- The principal Regulations have been approved by the Central Govt . vide notification No. PR - 16012 /9 /92 - PG 

dt. 5 . 7.93 , was published in Gazette of India (Extraordinary ) under GSR No. 492 (E ). 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapun , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Dellii - 110054 . 


